निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 अग्रहायण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1320 ) पटना, वृहस्पतिवार , 17 दिसम्बर 2015 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

17 दिसम्बर 2015 
सं0 3 / एच० - 02 / 2014 - सा०प्र० - 17392 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 13946 दिनांक 10.10.2014 की 
अनुसूची - 1 द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर वर्ष 2015 में दिनांक 04. 01.2015 को बिहार सरकार के 
अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए अवकाश की घोषणा की गयी है । खानकाह 
मुजीबिया, फुलवारीशरीफ के पत्र संख्या - शून्य दिनांक 14.12.2015 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब 
का जन्म दिवस इस वर्ष 2015 में पूर्व घोषित तिथि के अलावा दुबारा दिनांक 24. 12. 2015 को भी पड़ रहा है । 

अतः राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में दिनांक 24.12.2015 
( गुरूवार) को भी हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित 
किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

___ अरूण प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1320-571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


